रजिस्ट्री सं . 


. ( . एन . )-12 


REGISTERED No. D . ( D . N.)-12 


2 . 


माम 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - मण्ड 3 - उप - मण्ड (1 ) 
PART 11 - Section 3 — Sob -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


TT 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


सं0 417] 
No. 417] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 1983/ कातिक 5, 1905 
NEW DELHI , THURSDAY, OCTOBER 27, 1983 / KARTIKA 5, 1905 


इस भाग में भिन्न पळ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paglag is given to this Purt In order that it muy be filled as a separate 

compllation 


और, उक्त गजपत्र की प्रतियां 29 मई, 1982 को जनता को 
उपलब्ध करा दी गई थी । 

और, उक्त प्रारूप नियमो के सम्बंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और 
मुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
पदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक 
ममिनि से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निधारण नियम , 
1955 का और समाधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् :-. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

स्वास्थ्य बिमा 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1983 
सा०क.०नि० 803 ( अ ) — माय अपमिश्रण निवारण नियम , 
1955 का और मशोधन करने के लिए कुछ प्रामप नियम , म्याध 
अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1951 ( 1954 का 37 ) फी धारा 
23 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार भारत के राजपन्न , भाग II, 
खण्ड ?, नगनण्ट ( 1 ) तारीग्य 23 फयरी, 1980 में भारत सरकार 
के स्वास्५ । और परिवार करलाण मन्त्रालय स्यास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं : 
सा०काofia 2179, तारीख 23 फरवरी, 1980 के साथ प्रकाशित किए गए 
थे और पायाप्त भारत के राजान , भाग II, खण्ड 3, उपखंण्ड ( ) तारीख 
23- 9-1980 और 1 4- 5- 1982 मे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय (रवास्थ्य विभाग ) को क्रमश : अधिसूचना सं० सा०कानि. 
1057, सारीख 23 सितम्बर , 1980 और संख्या साकानि 490 , 
तारीख 14 मई, 1982 के माप पुनः प्रकाशित किए गए थे जिनमें ऐसे 
सभी व्यक्तियो से , जिनमें उनसे प्रभावित होने की सभावना थी ऐसी 
तारीख से जिसको ऐसे राजपन्न की प्रतिया, जिगमे अंतिम वणिस अधि 
सूचना प्रकाशित की गई थी , नब्बे दिन की समाप्ति से पहले भाक्षेप और 
सुझाव मागें थे , जनता को उपलब्ध कर दी गई थी ; 


नियम 
___ 1. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण 
( छठा मशोधन ) नियम , 183 है । 

( 2 ) ये गजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रस्त होंगें । 
2. वाघ अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 में , परिशिष्ट " ब " में 
( क ) मव का0 05. 07 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी 
अर्थात्.. 

"क , 05. 07. - सौंग ( क्लोय ) साबुत से यूजिनिया 
फरिओफिल्म ( सी . स्प्रेअल ) मुलक और हेरिसन के फूल की 
अनखिली मूर्ख। फलिया अभिप्रेत हैं । इसमें अजव विजातीय 


949 GI/ 83 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 (6)] 


पवार्थ भार में 0 . 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगें और जैव 
विजातीय पदार्थ, जिनके अंतर्गत सौंग, प्रतान लौंग ( पुष्पा 
यलिंक्स ), पुष्पावलिवृतंक लोग या लौंग के पोधों के अन्य 
पदार्थों से भिन्न पौषों में बनस्पति पदार्थ हैं , भार में दो 
प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । ( सिर- रहित लौंग को विजातीय 
पदार्थ नहीं समझा भाएगा ) । कीट क्षतिग्रस्त लौंग की मात्रा 
भार में 1 . 0 प्रतिणत से अधिक नही होगी । 


लौंग में ( शुष्क आधार पर ) वाप्प शील तेल 15. 0 
प्रतिशत (आभा० ) से कम नहीं होगा । यह मिश्रित रंजक 
पदार्थ से मुक्त होगा । 


स्पष्टीकरण . 
( 1 ) कीट क्षतिग्रस्त लौंग पद से ऐसी लौंग अभिप्रेस है जो 

कीटों द्वाग भागतः या पूर्णतः वेधित है ; 
( 2 ) "मिर रहित लोग " पद से ऐसी लौग अभिप्रेत है जिसमे 

मेषल सिरे का आधार और बाहय वल है । " । 
( ख ) मद क. 05 . 07 . 01 में , "यूजिनिया कारओफिलेट थम्म " 

शाम्दों के स्थान पर " यूजिनिया करिमोफिल्स ( सी० स्मेंजिल ) 

बुलक और हैरिसन " शब्द और कोष्ठफ रखे जाएंगें ; 
( ग ) मद क० 05 . 23 के पश्चात् आने वाले टिप्पण ( 2 ) में , 

" 20 05 . 07 " अक्षर और अको का लोप किया जाएगा । 
टिप्पण:---बाध अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 से संबधित मूल नियम , 

प्रथम बार भारत के राजपन, भाग II, बंड 3, में का०मि० आ० 
2106, तारीख 12- 9-55 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 
तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित मारा संशोधम किए गए: ; 

1. का० नि० आ० 1202, तारीख 26- 5-58 
2 . का०नि० आ० 1687, तारीख 28- 7- 56 
3. का . नि . आ० 2213, तारीख 28-9- 56 ( असाधारण ) 
4. का०भा० नि० 2755, सारीख 24- 11- 56 
उसमें किए गए और मशोधन भारत के राजपन, 
भाग II , खंड 3, उपखंड (i ) में निम्नप्रकार 

प्रकाशित किए गए थे : 
5. सा . का०नि० 514, तारीख 28- 6- 58 
6. सा० का०नि० 1211, तारीख 20 -12 - 58 
7. सा . का०नि० 25, तारीख 4- 4-60 
8 . मा० का०नि० 169, तारीख 11- 2- 61 
9. सा०का०नि० 1334, तारीख 16- 9- 61 
10. सा०का०नि० 1340, तारीख 4- 11- 61 
11. मा०कानि० 1364, तारीख 24- 11- 62 
12. सा . का नि० 1589, तारीख 20- 10- 6 . 
13. सा०का०नि० 18 14, तारीख 11 -12-65 
14. सा .कानि० 71, तारीख 8- 1- 66 
15. सा०का०नि० 382, तारीख 10-3-66 
16. सा .का०नि० 1256, तारीख 26- 9-67 
17. या०का०नि० 1533, तारीख 24- 8- 68 
18. मा०का०नि० 2163, तारीख 11 -12- 88 ( शुद्धिपत्र ) 
19 साका०नि० 532, तारीख 8- 3-69 
20. मा०का०नि० 1764 तारीख 26- 7- 60 ( शुद्धिपत्र ) 
21, सा०का०नि० 2068, तारीख 30- 8-69 
22. मा०का०नि० 1809, तारीख 24- 10- 70 
23. साका०नि० 938, तारीख 12- 6- 71 
24. सा . का . नि . 992, तारीख 3- 7- 71 
25. सा०का०नि० 553, तारीख 6 - 5-72 


26. सा का नि० 436 ( अ ) , तारीख 10- 10 -72 
27. साका०नि० 133 तारीख 10- 2-73 
28. सा . का . नि . 205, सारीख 23- 2- 74 
29. सा . का . नि . 850, तारीख 12- 7- 75 
30. सा . का . नि . 508 ( अ ), तारीख 27 -9-75 
31. सा . का०नि० 63 ( अ ) , तारीख 5- 2- 76 
32. सा०का०नि० 754, तारीख 29- 5- 76 
33. साका०नि० 856, तारीख 21- 6- 76 
34, सा०मा०नि० 1417 , नारीख 2- 10- 76 
35. सामा०नि० 4( अ ), तारीष 4- 1- 77 
36. सा०मा०नि० 18( अ ), सारी ख 15-1 -77 
37. सा०मा०नि० 651 ( अ ) , तारीख 20- 10- 77 
38. सा०का०नि० 732 ( अ ) , तारीख 5-12- 77 
39. मा०का०नि० 775( अ ), तारीख 27-12- 77 
10. मा का०नि० 36 ( अ ), सारीख 21- 1-78 
41 . सा०का०नि० 79 ( अ ), तारिख 8 - 2- 78 
42. सा०का०नि० 238 ( अ ) , तारीख 20- 4- 78 
43. सा०का०नि० 393 ( अ ), तारीख 4-8- 78 
44. मा०का नि० 590 ( अ ), तारीत 23-12- 78 
45. मा० फा०नि० 55 ( अ ), तारीख 31- 1 - 79 
48. का आ० 142( अ ), तारीख 16- 3- 79 ( शुक्षिपन ) 
47. साका०नि० 231 ( अ ) , तारीख 6- 4- 79 
48. साका०नि० 423, नारीख 30- 6- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
49. सा०का०नि० 1043, तारीख 11-8- 79 ( शुटिपा ) 
50. सा०का नि० 1210, नारीख 29- 9- 79 ( शुद्धिपन्न ) 
51. मा०का०नि० 19 ( अ ) , तारीख 28-1 - 80 
52. सा०का नि० 243, तारीख 1- 3- 30 
53. सा . का०नि० 244, तारीख 1- 3- 80 
54. मा०का०नि० 996, तारीख 8- 9 - 80 ( शुद्धिपत्र ) 
55. सा०का०नि० 579 ( अ ), तारीख 13- 10- 80 
56. साका०नि० 662 ( अ ), तारीख 14- 11-80 
57. साका०नि० 710 ( अ ), तारीख 22- 12-80 
58. सा०मा०नि० 23 ( अ ) , तारीख 16-18- 81 
59. सा०का०नि० 2605 ( अ ), तारीख 25- 3- 81 

( शुखिपत्र ) 
60. मा०का०नि० 290 ( म ) , लारीण 13- 4- 81 
61. मा०का०नि० 444 ( अ ) तारीख 2- 5- 81 ( शुद्धिपत्र ) 
62. मां का०नि० 503( अ ), तारीख 1 - 9- 81 
53. साका०नि० 89 1, तारीख 3-10-81 ( शुद्धिपत ) 
64 सा०का०मि० 1056, तारीख 5- 12 - 81 ( शुविपन ) 
66. सा०का०नि० 80 , तारीख 23- 1-82 ( शुद्धिपक्ष ) 
66. सा०मा०नि० 44 ( अ ) , तारीख 5-2- 82 
67. सा०का०नि० 57( अ ), तारीख 11-2-82 
68. सामा०नि० 245( अ ) , तारीख 11- 3-82 
69. सा०का०नि० 307 ( अ ) , तारीख 3- 4- 82 ( मुखिपत ) 
70. साका०नि० 386, तारीख 17- 4-82 ( शुद्धिपक्ष ) 
71. सा० का०नि० 422 ( अ ), तारीख 24- 5- 82 
72. मा०का नि० 476( अ ), तारीख 29- 6-82 
73. साका०नि० 504 ( अ ) सारीण 20- 7-82 ( शुद्धिपत्र ) 
74. सा०मा०नि० 753 ( अ ) तारीख 11- 12- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
75. सा . का०नि० 109 ( अ ), सारीख 26- 2-83 
76. सा . का०नि० 249 ( अ ), ताराख 8- 3- 3 3 
77. साका०नि० 268 ( अ ) , तारीख 16- 3- 83 

78. सा०कानि० 283 ( अ ), तारीख 26- 3-83 
[ सं पो0- 15014/ 5/ 80 पो एच ( एफ एण्ड एन ) पीएफए-जिम्ब- 2] 

एस० बी० सुनामनियन , संयुक्त सचिव 


भारत का राजति . असाधारण 


uuri 


[ TT II — 3 (i) ] 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY 

WELFARE 


(Department of Health ) 


Eugenia Caryophyllus ( C . Sprengel) 
Bullock and Harrison . The inorganic 
extraneous matter shall not exceed 0 .5 
per cent by weight and the organic 
extraneous matter, which includes 
vegetable matter of plants other than 
cloves, tendril cloves (peduncle ), 
mother cloves or other matters of 
plants of cloves, shall not exceed two 
per cent by weight. (Headless cloves 
shall not be considered as extraneous 
matter ) . The amount of insect damag 
ed clove shall not exceed 1. 0 per cent 

by weight. 
The cloves (on dry basis ) shall contain not less 
than 15 .0 per cent (vw ) of volatile oil . It shall 
he free from added colouring matter. 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th October , 1983 
G . S. R . 803 ( E ). — Whereas certain draft rules 
further to amend the Prevention of Food Adul 
teration Rules, 1955 were published as required 
by sub -section ( 1) of section 23 of the Prevention 
of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954 ) with 
the notification of the Government of India in 
the Ministry of Health and Family Welfare (De 
partment of Health ) No. GŞR 269, dated the 23rd 
February 1980 , and subsequently republished with 
the notifications of the Government of India in 
the Ministry of Health and Family Welfare (De 
partment of Health ) No. GSR 1057 ; dated the 23rd 
September 1980 and No. GSR 490 , dated the 14th 
May 1982 respectively of the Gazette of India , 
Part II , Section 3 , Sub - Section ( i ) , dated the 23rd 
February 1980 , 23rd September 1980 and 14th 
May 1982 , inviting objections and suggestions 
from all persons likely to be affected thereby before 
the expiry of ninety days from the date on which 
copies of the official Gazette in which the last 
mentioned notification was published were made 
available to the public ; 

And whereas the copies of the said Gazette were 
made available to the public on the 29th May 
1982 ; 

And whereas the obejctions and suggestions re 
ceived from the public on the said draft rules have 
been considered by the Central Government ; 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1) of section 23 of the 
said Act, the Central Government after consulta 
tion with the Central Committee for Food Stan 
dards , hereby makes the following rules further to 
amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 
1955 , namely : 


EXPLANATION : 
(i) The term " insect damaged clove" means 

the cloves that are partially or wholly 

bored by insects . 
(ii ) The term " headless cloves " means cloves 

constituted only by the receptacle and 

sepals." ; 
(b ) in item A .05.07.01, for the words 

" Eugenia carryophyllate thumb" , the 
words and brackets, " Eugenia carry 
phyllus ( C . Sprengel ) Bullock and Har 

rison " shall be substituted , 
( c ) in note ( 2 ) occurring after item A .05 . 23 , 

the letter and figures " A .05 .07 ” shall 

be omited , 
NOTE : The Principal rules of Prevention of 

Food Adulteration Rules 1955 were first 
published in Part II Section 3 of the 
Gazette of India vide S. R . O . 2106 dated 
12 - 9 -55 and subsequently amended as 

follows by — 
1 , S. R . O . 1202 dt. 26 -5 - 56 
2 , S . R . O 1687 dt. 28 - 7 - 56 
3 . S. R . O . 2213 dt. 28 - 9 - 56 (Extraordinary ) 
4 . S.R . O . 2755 dt. 24 - 11- 56 


RULES 


1 . (1 ) These rules may be called the Prevention 
of Food Adulteration (Sixth Amendment) Rules, 
1983. 

(2 ) They shall come into the force on the date 
of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules 
1955 , in Appendix B ,~ 

(a ) for item A . 05 .07 , the following item 
shall be substituted , namely : 

“ A . 05 . 07 — Cloves (Laung) whole means 

the dried , unopened flower buds of 


The further amendments were published in part 
II, Section 3 , Sub -section ( i) of Gazette of India as 
follows by ; - - 

5 . G .S .R . 514 dt. 28 - 6 -58 
6 . G . S. R . 1211 dt. 20 - 12 - 58 . 
7. GSR . 425 dt. 4 - 4 -60 . 
8 . G . S.R . 169 dt. 11 -2 -61 
9 . G . S. R . 1134 dt. 16 - 9 -61 
10 . G . S . R . 1340 dt. 4 - 11 -61 
11 G .S .R . 1564 dt. 24 -11 -62 
12 . G . S.R . 1589 dt. 22 - 10 -64 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEÇ, 3 (1)] 


13. G .S .R . 1814 dt. 11- 12 -65 
14 . G . S. R . 74 dt. 8 - 1 -66 
i 15, G .S . R . 382 dt. 19 - 3 -66 
16 . G . S .R . 1256 dt. 26 - 8 -67 
17 . G .S .R . 1533 dt. 24 8 - 69 
18 . G . S.R . 2163 dt. 14 - 12 -68 ( Corrigendum ) 
19 . G .S .R . 532 dt. 8 -3 -69 
20 . G . S.R . 1764 dt. 26 - 7 -69 ( Corrigendum ) 
21. G . S.R . 2068 dt . 30 -8 -69 
22 G .S .R . 1809 dt. 24 -10 - 70 
23 . G . S, R , 938 dt. 12- 6- 71 
24 . G . S. R . 992 dt. 3- 7 -71 
25 . G .S . R . 553 dt, 6 -5 - 72 
26 . G .S. R . 436 (E ) dt, 10 - 10 -72 
27. G . S . R . 133 dt. 10 - 2 -73 
28 . G .S . R , 205 dt. 23 - 2 - 74 
29 . G .S .R . 850 dt. 12 -7 -75 
30 . G . S. R . 508 ( E ) dt. 27 - 9 -75 
31 . G .S . R . 63 (E ) dt. 52- 76 
32 . G .S. R 754 dt. 29 -5 - 76 
33 . G . S. R . 856 dt. 12 -6 - 76 
34 . G . S. R . 1417 dt. 2 - 10 - 76 
35 . G . S .R , 4 ( E ) dt. 4 - 1 - 77 
36 . G .S .R , 18 ( E ) dt. 15 -1 - 77 
37 . G .S .R . 651 ( E ) dt. 20 - 10 -77 
38 . G . S . R . 732 ( E ) dt. 5 - 12 - 77 
39 . G . S. R . 775 (E ) dt. 27 - 12 - 77 
40 . G .S . R . 36 ( E ) dt. 21- 1 - 78 
41. G . S . R . 70 ( E ) dt. 8 - 2 - 78 
42 . G . S .R . 238 (E ) dt. 20 - 4 - 78 
43 . G . S .R . 393 (E ) dt, 4 -8 -78 
44 . G . S . R , 590 ( E ) dt. 23 - 12 - 78 
45 . G .S .R . 55 ( E ) dt. 31 1 - 79 
46 . S .O . 142 (E ) dt. 16 -3 -79 (Corrigendum ) 
47 . G .SR . 231( E ) dt. 6 - 4 -79 


48. G . S.R . 423 dt. 30 -6 - 79 (Corrigendum ) 
49. G . S .R . 1043 dt. 11- 8 -79 (Corrigendum ) 
50 . G .S .R . 1210 dt. 29 -9 - 79 ( Corrigendum ) 
51 , G . S .R . 19 ( E ) dt. 28 - 1 -80 
52 . G . S .R . 243 dt. 1- 3 - 80 
53 . G . S.R . 244 dt. 1- 3 -80 
54 . G . S .R . 996 dt. 8 - 9 - 80 (Corrigendum ) 
55 . G . S.R . 579 (E ) dt. 13 - 10 -80 
56 . G . S. R . 652 (E ) dt. 14 - 11-80 
57 . G . S. R . 710 (E ) dt. 22 - 12 -80 
58 . G . S .R . 23 ( E ) dt. 16 -1 -81 
59 . G .S .R . 205 ( E ) dt, 25 -3 - 81 (Corrigendum ) 
60. GSR 290 ( E ) dt. 13 -4 -81 . 
61. G .S.R . 444 dt. 2 -5- 81 (Corrigendum ) 
62. G . S. R . 503( E ) dt. 1 - 9 -81 
63. G . S. R . 891 dt. 3- 10 -81 (Corrigendum ) 
64. G .S . R . 1056 dt. 5 - 12 -81 (Corrigendum ) 
65 . GSR 80 dt. 23 - 1 -82 (Corrigendum ) 
66 . G .S .R . 44 (E ) dt. 5 - 2 -82 
67. G .S .R . 57( E ) dt. 11 -2 - 82 
68. G . S .R , 245 ( E ) dt. 11 - 3 - 82 
69. G .S. R . 307(E ) dt, 3- 4- 82 (Corrigendum ) 
70 . G . S . R . 386 dt. 17 - 4 -82 (Corrigendum ) 
71 . G .S .R . 422 (E ) dt. 24 - 5 -82 
72 . G .S .R . 476 ( E ) dt. 29 -6 -82 
73 . G .S.R . 753 (E ) dt. 11-12 83 (Corrigendum ) 
74 . GSR 753 ( E ) dt. 11 - 12 -82 (Corrigendum ) 
75. G .S . R . 109 ( E ) dt. 26 - 2 -83 
76 . G . S . R . 249( E ) dt. 8 - 3 -83 
77 . G . S.R . 268 (E ) dt. 16 -3 - 83 
78 . G .S.R . 283(E ) dt. 26 -3 -83 . 
[No. P . 15014 !5 :80 - PH ( F & N ) PFA Vol. II] 

S . V SUBRAMANIYAN , Jt . Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY TAB CONTROLI ER OF PUBLICATIONS, DELH -110054 , 1983 


